HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), MAY 31 , 2017 (JYST . 9 , 1939 SAKA) 


437 


भाग - III 


हरियाणा सरकार 
विकास तथा पंचायत विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 31 मई , 2017 
संख्या का आ० 38 / ह०अ० 11 / 1994 / धा0211 / 2017. - हरियाणा पंचायती राज अधिनियम , 1994 (1994 का 
11), की धारा 211 की उप - धारा (2) के साथ पठित उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के 
राज्यपाल, इसके द्वारा, निर्देश देते हैं कि ग्राम पंचायत चन्दू तथा वजीरपुर , खण्ड गुरुग्राम तथा ग्राम पंचायत बुढेरा, खण्ड 
फारूखनगर, जिला गुरूग्राम के पंचों और सरपंचों के आम चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट 30 जून , 2017 
तक हरियाणा राज्य में करवाये जायेंगे । 


नवराज सन्धु , 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
विकास तथा पंचायत विभाग । 


438 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA.), MAY 31, 2017 ( JYST . 9, 1939 SAKA ) 


[ Authorized English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 


DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT 


Notification 

The 31st May , 2017 
No. S .O .38 /H . A . 11/ 1994 /S .211/2017. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with sub 
section ( 2 ) of section 211 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 ( 11 of 1994 ), the Governor of Haryana hereby 
directs that general election of Panchs, Sarpanches of Gram Panchayat Chandu and Wazirpur of Block Gurugram and 
Gram Panchayat Budhera of Block Farukhnagar, District Gurugram shall be held in the State of Haryana by the 
30th June, 2017 , as specified by the State Election Commission . 


NAVRAJ SANDHU , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Development and Panchayats Department. 


55359 — L . R . - H .G .P ., Chd . 


